रजिस्ट्री सं. डी . एल. - 33002/ 99 


भारत सरकार 


REGISTERED No.D.L-310219 


REGISTERED No . D . L .- 33002/ 99 


GOVERNMENT OF INDIA 


दिल्लीराजपत्र 
Delhi Gazette 


सत्यमेव जयते 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


स. 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
दिल्ली , मंगलवार , अप्रैल 9 , 2019 / चैत्र 19 , 1941 
DELHI , TUESDAY, APRIL 9, 2019/CHAITRA 19, 1941 


सं . 66 ] 
No. 66 ] 


दिल्ली, मंगलवार, अमल9,2019 19 


[ रा . रा. रा. क्षे.दि . सं . 8 

[ N. C. T. D. No. 8 


ससा सोदि.सं. 


भाग - IV 
PART — IV 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


गृह ( पुलिस - 2 ) विभाग 

अधिसूचना 


दिल्ली, 8 अप्रैल, 2019 


सं . फा . 2 / 1 / 88 / गृह पुलिस - 2 / 1238 - 41. - चूंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इस 
बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा करना आवश्यक है : 


इसलिये, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम , 1980 की धारा 2 के खण्ड ( ई ) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा ( 3 ) के 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल यह निर्देश देते है कि दिल्ली 
पुलिस आयुक्त भी 19/ 04/ 2019 to 18/07/ 2019 तक की अवधि के दौरान उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 2 ) 
की शक्तियों का प्रयोग निरोध प्राधिकारी के रूप में कर सकते है । 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश तथा उनके नाम पर, 


ओ. पी . मिश्रा, विशेष सचिव ( गृह ) 


2062 DG/ 2019 


DELHIGAZETTE : EXTRAORDINARY 


PART IV ] 


HOME ( POLICE - II ) DEPARTMENT 

NOTIFICATION 

Delhi, the 8th April, 2019 
No. F . 2/ 1/88-HP - II/ 1238 - 41. — Whereas the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is satisfied 
that it is necessary to do so ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub section ( 3) of section 3, read with clause (e) of 
Section 2 of the National Security Act, 1980 , the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to 
direct that during the period 19/04 /2019 to 18 /07 /2019 the Commissioner of Police, Delhimay also exercise the powers 
of detaining authority under sub section (2 ) of the section 3 of the aforesaid Act. 


By Order and in the Name of the Lt. Governor 
of the National Capital Territory of Delhi, 

O .P. MISHRA, Spl. Secy . (Home) 


Uploaded by Dte. of Printing atGovernment of India Press , Ring Road, Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 

Digitally signed by 
MANOJ 

MANOJ KUMAR VERMA 
Date : 2019.04.09 
21:43:31 +05 30 


